सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 माघ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 55 राँची, बुधवार, 


29 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग 


अधिसूचना 
17 जनवरी , 2020 


अधिसूचना संख्या 

2/वि.1-11/ 2019- 01-- निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन ) अधिकार 
अधिनियम, 2016 ( वर्ष 2016 का संख्या-49 ) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं 
कीरिक्तियों में एवं विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्तजनों के आरक्षण से 
सम्बंधित प्रावधान कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या -2249 , दिनांक 
03.04.2018 के द्वारा किया गया है । 

उक्त संकल्प की कंडिका-11 ( आयु सीमा में छूट ) निम्नवत है : 
“ विभिन्न प्रकार कीनिःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के नामांकन में आयु सीमा की छूट का निर्धारण 
उच्च, तकीनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा किया जायेगा , जबकिसेवा में प्रवेश की आयु में 

छूट 
का निर्धारण कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा” | 

चूंकि निःशक्त ( दिव्यांगजन ) व्यक्ति अधिकार अधिनियम , 2016 (वर्ष 2016 का 
संख्या-49) की धारा -32 (2) के अनुसारविनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 29 जनवरी, 2020 
कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अधिकतम आयु में 5 वर्षों की 
छूट दी जानी है । 

अतः निःशक्त (दिव्यांगजन ) व्यक्ति अधिकार अधिनियम , 2016 ( वर्ष 2016 का 
संख्या-49) की धारा-32 ( 2) एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 
2249, दिनांक 03.04.2018 की कंडिका-11 ( आयु सीमा में छूट ) के आलोक में उच्च , तकीनीकी शिक्षा 
एवं कौशल विभाग के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी संस्थानों, सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर 
रहे अन्य शिक्षण संस्थानों तथा निजी संस्थानों सहित में प्रेवश/ नामांकन की अधिकतम आयु सीमा में 
विनिर्दिष्ट निःशक्तता/ दिव्यांगजन (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं ) से ग्रसित 
व्यक्तियों के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाय | 


ह ० / 


सिंह , 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के प्रधान सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 55 -- 


100 


